रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


भारतको राजपत्र 


सत्यस्व जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II .- Section 3 - Sub -section( ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 23 , 2006 / कार्तिक 1 , 1928 
NEW DELHI , MONDAY , OCTOBER 23, 2006/ KARTIKA 1, 1928 


- 


- 


स 


सं. sill 


सं. 511 ] 
No. 511 ] 


- 


- 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 23 अक्तूबर , 2006 
सा . का .नि . 660 ( अ).- - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( संशोधन और 
विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2006 ( 2006 का अध्यादेश सं. 2) द्वारा यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक 
शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 (1993 का 73) की धारा 31 की उपधारा (1) और उपधारा (2) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-- 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 
. . .(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( संस्थाओं के कतिपय - 
प्रवर्गों की मान्यता के लिए प्रक्रिया) नियम , 2006 है । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं . 
, इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ,-- 

( क ) “ अधिनियम " से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 


73) अभिप्रेत है ; 

( ख) “ आवेदन प्ररूप ” से इन नियमों से उपाबद्ध आवेदन प्ररूप अभिप्रेत है ; . 
. . ( ग) “प्रमाण पत्र ” से इन नियमों से उपाबद्ध कोई विनिर्दिष्टं प्रमाण पत्र अभिप्रेत है ; 

. ( घ) “धारा ” से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 
3390 GI/ 2006 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II--- SEC . 3(i)] 


- 


- - 


- - 


A 


amu . 


( ङ) सभी अन्य शब्दों और पदों के जो प्रयुक्त हैं किंतु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं 
किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं । 


3. लागू होना : 


ये नियम किसी पाठ्यक्रम की प्रस्थापना करने वाले कतिपय संस्थाओं के माध्यम से प्रस्ताव 
की गई अध्यापक शिक्षा में अर्हताओं या धारा 18ख में निर्दिष्ट अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण और 
किसी पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा करने के लिए या अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण जिसे आवेदक संस्था 
द्वारा आयोजित किए जा सकें और धारा 18ख की उपधारा ( 2) के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा 
परिषद् की क्षेत्रीय समिति को लागू हों , के विधिमान्यकरण से संबंधित सभी मामलों को लागू होंगे । 


4. आवेदन प्रस्तुत करना और फीस : 


( 1) धारा 18ख के अधीन मान्यता के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप क में किया जाएगा । 


( 2) प्ररूप को परिषद् की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू . एनसीटीई - इन . ओआरजी से 
प्राप्त किया जा सकता है । 


( 3) धारा 18ख के अधीन मान्यताप्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रत्येक संस्था अपनी 
आवेदन को दो प्रतियों में देगी जिसके साथ आवेदन प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेज होंगे और 
जिसके साथ तीस हजार रुपए अप्रतिदेय फीस होगी । 


( 4) फीस मांग देय ड्राफ्ट द्वारा दी जाएगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट 
बैंक या उसके समनुषंगी द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के सदस्य सचिव को संदेय 
होगा, यह उस स्थान पर संदेय होगा जहां क्षेत्रीय समिति का कार्यालय स्थित है । 


5. समय सीमा : 


( 1) नियम 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम या अध्यापक शिक्षा 


में प्रशिक्षण इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से दस दिनों के भीतर आवेदन फीस के संबंध में 
मांग देय ड्राफ्ट और धारा 18 च के अधीन संदेय फीस और प्रतिकर के संबंध में यदि कोई हो 
अन्य मांग देय ड्राफ्ट के साथ दिया जाएगा । 


[ भाग - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मांग देय ड्राफ्ट राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के 
सदस्य सचिव के नाम होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या उसके किसी 
समनुषंगी द्वारा यह उस स्थान पर संदेय होगा जहां क्षेत्रीय समिति का कार्यालय स्थित है | 


6. आवेदनों की प्रक्रिया : 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय उसके द्वारा प्राप्त आवेदनों पर इन नियमों में 
निम्नलिखित दी गई रीति पर कार्यवाही करेगा, अर्थात् : -- 


(1) यह उस संस्था, का उत्तरदायित्व होगा जिसने मान्यता के लिए आवेदन किया है 
कि संबद्ध क्षेत्रीय समिति को सभी संदर्भो में दस्तावेजों और फीस के साथ पूर्ण आवेदन प्रस्तुत 
करे । 


( 2) क्षेत्रीय समिति, इन नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदनों की संवीक्षा 
करेगी और उसकी कमियों को , यदि कोई हो, आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति के दस दिन 
के भीतर सूचित करेगी और आवेदक इन नियमों के अधीन संसूचना की प्राप्ति की तारीख से 
दस दिनों की अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करेगा । 


___ . (3) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक या अधिक निरीक्षण टीमों का गठन करेगी और 
उन्हें आवेदक संस्थाओं को सूचना के अधीन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए तैनात करेगी । 


(4) निरीक्षण के पश्चात् , निरीक्षण टीमें मान्यता के लिए संस्थानों की उपयुक्तता पर 
अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देगा जिसके साथ आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं 
और अवसंरचना को भी स्पष्ट रूप से देगा और उसे तत्काल क्षेत्रीय समिति को भेजेगा । 


(5) क्षेत्रीय समिति , निरीक्षण टीम की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार करेगी और 
आवेदक को अर्हताओं के विधिमान्यकरण और परीक्षाओं के संचालन के प्रयोजन के लिए अपने 
विनिश्चय की जानकारी देगी । 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II.-. - SEC. 3( )] 


7 . अर्हताओं का विधिमान्यकरण : 


-----..... 


. 


. 


. 


. 


. 


... 


(1 ) आवेदक संस्था जो किसी पाठ्यक्रम के लिए अर्हताओं या अध्यापक शिक्षा में 
प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय समिति द्वारा विधिमान्यकरण है प्रत्येक छात्र को जिसने अर्हताओं के 
विधिमान्यकरण प्रदत्त करने की तारीख से अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है उसके 
अपने व्यय पर उसका प्रमाण पत्र जारी करेगा और सभी संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए दो स्थानीय समाचार - पत्रों में और एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार- पत्र में प्रमुखता से इस 
प्रभाव की सार्वजनिक सूचना भी जारी करेगा । 


. 


. 


( 2) इन नियमों के अधीन मान्यता का अनुदत्त करने का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि 
ऐसी संस्थाओं को भविष्य के लिए धारा 14 या धारा 15 के अधीन किसी भी रीति में 
अध्यापक शिक्षा देने के लिए मान्यता दे दी गई है और संस्था स्वतंत्र रूप से उस प्रयोजन के 
लिए अधिनियम के संबद्ध उपबंधों के अधीन नया आवेदन कर सकेगी जिस पर सामान्य 
प्रक्रिया और अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन विचार किया 


जाएगा । 


8. धारा 18च के अधीन फीस और प्रतिकर की रकम का प्रमाणन जिसे परिषद् की निधि में 


जमा किया जाना है : 


आवेदक संस्था जिसकी अध्यापक शिक्षा में अर्हताएं विधिमान्य की गई हैं या संबद्ध 
विश्वविद्यालय या संबद्ध निकाय या परीक्षा निकाय से प्रमाणित परीक्षाओं को धारा 18च के अनुसार 
परीक्षा आयोजित करने की अनुज्ञा दी गई है, जमा की गई फीस की रकम और न्यायालय द्वारा 
मंजूर प्रतिकर, यदि कोई हो तो उसे प्राप्त करने की हकदार होगी । 


[ फा . सं. 26 - 36 / 2006- ईई - 10 ] 

अनिता कौल, संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्ररूपक 
धारा 18ख के अधीन मान्यता प्रदत्त करने के लिए आवेदन 

( देखिए नियम 4(1)) 


क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 के अध्याय 4क की धारा 18ख के अधीन आवेदन 


1 . संस्था का नाम और पता : 


2. संपर्क का पता : 


3. फोन न0 ( एसटीडी कोड सहित ) : _ _ 


4. फैक्स न० : 
5 . ई- मेल : 
6. संस्था की स्थापना की तारीख : 
7. प्रबंध : 
7. 1 प्रबंध का प्रकार 

( क) सरकारी स्वामित्व : 


( ख) सहायता प्राप्त 


( ग) गैर सहायता प्राप्त 


( घ) विश्वविद्यालय विभाग 


( ङ) कोई अन्य प्रवर्ग कृपया विनिर्दिष्ट करें 


3390 47706 - 2 


THEGAZETTEOFINDIA: EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(10 ] 


7 .2 प्रबधकारी संगठन के पते सहितग्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम 


.. . - -.- - - . . 


. … ..... . 


. 


.. . 


. . . . . 


. . 


.. . . . 


. ..- ... . 


. 


. . - .... -...... . 


.. . 


- .....-...-.-- --- .. . ... 


..….. .. . . . 


. - -- . . 


. . 


...... .. . ... -. - 


-- - 


8. पाठ्यक्रम के गौरे 
8. 1 पाठ्यक्रम 

( j) पाठ्यक्रम का नाम 
( 11) अवधि 
( iii ) पात्रता 
( iv ) कुल स्थान 


8. 2 शैक्षिक सत्र जिससे मान्यता के लिए आवेदन किया जा रहा है । 

------- --- ----- - - -- 
9. विश्वविद्यालय / बोर्ड / सहबद्ध परीक्षा निकाय के ब्यौरे 

( i) परीक्षा निकाय का नाम 
( jj) आरम्भिक संबंद्धता अादेश की संख्या और तारीख ( प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ की सत्यापित प्रति संलग्न 


करें) 


(ii) वर्ष! शैक्षिक सत्र जिससे पहली परीक्षा आयोजित की गई थी 


। 


10. राज्य सरकार की अनुज्ञा आदेश की संख्या और तारीख : 


..... 


- . 


- - - . 


. 


. 


... . 


. . .- -- - --- 


11. शैक्षणिक सत्र का शैक्षणिक कैलेंडर 


( क ) शिक्षण दिवसों की संख्या : 


। 


... 


. 


. 


( ख ) अभ्यास शिक्षण दिवसों की संख्या : 


- 


( ग) सत्र के आरम्भ और पूरा होने का सामान्य मास : 


12. अभ्यास शिक्षण विद्यालय 


( क ) आवेदक संस्था के प्रशिक्षणार्थियों को सहबद्ध करने के लिए व्यवहारिक शिक्षण विद्यालयों की 
कुल संख्या 


13. परीक्षा की स्कीम 


हा 


नहीं 


( क ) केवल बाह्य परीक्षा 


( ख) आंतरिक और बाह्य परीक्षा 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ग) केवल आंतरिक परीक्षा 


14 . अध्यापन संसाधन 


हा 


नहीं 


( क ) प्रधानाचार्य / विभागाध्यक्ष हैं 


। 


( ख) पूर्णकालिक आधार पर नियोजित शिक्षकों की संख्या 


( ग) अल्पकालिक आधार पर नियोजित शिक्षकों की संख्या 


( घ) अतिथि प्राध्यापकों की संख्या 


। 


( ङ) चालू वर्ष 2005- 06 के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार अर्हता 
प्राप्त शिक्षकों की संख्या 


15. (i) जब से सहबद्धता चाही गई है तब से प्रतिवर्ष प्रतिछात्र प्रभारित कुल फीस | 


( ii) जब से सहबद्धता चाही गई है तब से वर्ष वार नामाकित विद्यार्थियों की संख्या । 


16. शैक्षणिक सत्र जिसमें अगली परीक्षा होनी है 


_( शब्दों में ) 


17. आवेदन फीस के व्यौरे ( पृथक् शीट संलग्न करें) 

रकम 
डीडी संख्या 
बैंक का नाम 

-------- - -- 


.. ..... 


- . - . 


18. शास्ति की रकम का व्यौरे 
( फीस के ब्यौरे परिशिष्ट-3 में दिए जाने हैं ) 
रकम 
डीडी संख्या 
बैंक का नाम 


( शब्दों में ) 


THEGAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II.-- SEC . 3(1)] 


19. संलग्न दरतावेजों की सूची 

1 . संस्था को अनुमोदन के संबंध में राज्य सरकार से यथा विहित प्रमाणपत्र ।( परिशिष्ट - 1) । 

2. सहबद्ध के संबंध में और परीक्षाओं के संचालन के संबंध में विश्वविद्यालय बोर्ड/ सहबद्ध / परीक्षा लेने 
दाला निकाय से यथा विहित प्रमाणपत्र । ( परिशिष्ट - 2 ) । 

3. सहबद्ध देने वाले निकाय द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित फीस संरचना का वर्षबार ब्यौरों सहित 
यथाविहित संस्था से एक प्रमाणपत्र । ( परिशिष्ट - 3) | 


टिप्पण : सभी दस्तावेज प्रधानाचार्य / प्रबंध द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । 


( संस्था के प्रधान/ प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर) 


( प्रबंधक / समिति / न्यास के सचिव के हस्ताक्षर 


परिशिष्ट - 1 


प्रमाणपत्र 


( राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 (1993 का 73) की धारा 18ख के अधीन आवेदन करने वाली 
संस्था के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाणपत्र ) 


यह प्रमाणित किया जाता है कि : 


राज्य सरकार... 

.. को ( संस्था का नाम) शैक्षणिक सत्र..... ..... . 
पाठ्यक्रम के संचालन के लिए तारीख..................... को अनुमति पत्र सं. जारी कर 


.............. . ........... 
चुकी है । 


( ii ) ......... . की राज्य सरकार ने उपरोक्त संस्था से उस शैक्षणिक सत्र के दौरान जिसके लिए संस्था 
ने संस्था से अर्हता प्राप्त करने के लिए विधिमान्यकरण चाहा है कभी भी अनुज्ञा वापस नहीं ली है । 


(iii ) संस्था ने समय- समय पर विधिमान्य सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है । 


( iv ) राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अध्याय 4क के अधीन मान्यता के अनुदान 
के लिए सिफारिश करती है । 


( प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, राज्य सरकार) 


[ भाग II -- खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


परिशिष्ट - 2 


प्रमाणपत्र 


( राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम , 1993 की धारा 18ख के अधीन आवेदन करने वाली संस्था के लिए 
संबद्ध विश्वविद्यालय/ बोर्ड / सहबद्ध/ परीक्षा निकाय द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाणपत्र ) 


( i ) . ............. 

. ...........( विश्वविद्यालय/ बोर्ड/ सहबद्ध/ परीक्षा निकाय का नाम) द्वारा... 
...........( संस्था का नाम ) को ................. 

.. शैक्षणिक सत्र से.... ................. पाठ्यक्रम का संचालन 
के लिए सहबद्ध पत्र सं.............................. तारीख जारी किया जा चुका है । 


..... . . . . . . . . . . . . . . . शक्षाणक 


सत्र 


स . .. 


(ii ) .................................(विश्वविद्यालय/ बोर्ड/ सहबद्ध/ परीक्षा बोर्ड का नाम ) ने अपने नियमों और विनियमों के 
अनुसार उपरोक्त अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वार्षिक रूप से परीक्षाओं का संचालन किया है । 


( iii)............ 


.......(विश्वविद्यालय /बोर्ड / सहबद्ध/ परीक्षा बोर्ड का नाम) ने जिसकी संस्था पर क्षेत्रीय 
अधिकारिता है, ऊपर उल्लिखित संस्था से उस शैक्षणिक सत्र के दौरान जिसके लिए संस्था से अर्हता प्राप्त करने के 
लिए विधिमान्यकरण चाहा है कभी सहबद्ध वापस नहीं ली है | 


(iv) संस्था ने समय - समय पर प्रचलित सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है | 


- 


- 


( v) वर्ष 1995- 96 से आगे के निम्नलिखित ब्यौरे सत्यापित किए जाए 


| क्रम सं. शैक्षणिक सत्र नामांकित छात्रों की संख्या परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की | उत्तीर्ण छात्रों की | 

संस्था 

संख्या 
( क ) परीक्षा में | ( ख) अभी बैठना 
बैठे छात्र 


( vi ) राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अध्याय 4क के अधीन मान्यता से अनुदान 
के लिए सिफारिश करती है । 


( सहबद्ध निकाय/ विश्वविद्यालय का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) 


3340 GL/06 - 3 


। 


THEGAZETTE OF INDLA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


परिशिष्ट - 3 


प्रमाणपत्र 


-- 


--- 


- 


( राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 18ख के अधीन आवेदन करने वाली संस्था द्वारा 
प्रमाणपत्र) 
यह प्रमाणित किया जाता है कि :-- 


- 


-- 


.................... .( संस्था का नाम) ने शैक्षणिक सत्र से 


पाठ्यक्रम का संचालन 


किया है ! 


( राज्य सरकार का नाम) का अनुमोदन शैक्षणिक सत्र ................ 
निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त किया जा चुका है । 


से ऊपर 


. ........... 


... (विश्वविद्यालय बोर्ड/ सहबद्ध/ परीक्षा लेने वाला निकाय ) का अनुमोदन 
शैक्षणिक सत्र से ऊपर निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का संचालन के लिए प्राप्त किया जा चुका है । 


(iv) संस्था ने राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय/ बोर्ड / सहबद्ध/परीक्षा लेने वाला निकाय के समय समय पर विद्यमान सभी 
नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है । 


( v ) वर्ष 1995 -96 से आगे के लिए निम्नलिखित ब्यौरों का सत्य होना प्रमाणित कर दिया है : 


क्रम | शैक्षणिक सत्र 
सं० 


नामांकित छात्रों परीक्षा में बैठने उत्तीर्ण छात्रों प्रति छात्र पति वर्ष और कुल 
की संख्या | वाले छात्रों की की संख्या ब्यौरे सहित प्रभारित कुल 
संख्या 

फीस 


..---..--- 


...-------------- 


( vi) संस्था ने सदस्य सचिव, एनसीटीई के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट आवेदन फीस और फीसों और प्रतिकर के लिए 
यदि कोई हों , आवेदन के साथ संलग्न कर दिए है । 


- 


- 


( संस्था का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) 


--- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ ATTII - Q153(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NU 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(Department of School Education and Literacy) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 23rd October, 2006 
G . S . R . 660 (E ).- In exercise of the powers conferred by Sub -sections (1) and (2 ) of 
Section 31 of the National Council for Teacher Education Act , 1993 (73 of 1993 ), as amended 
by the National Council for Teacher Education (Amendment and Validation ) Ordinance , 
2006 (Ordinance 2 of 2006 ), the Central Government hereby makes the following rules , 
namely : 


1 . 


Short title and commencement. - 


( 1) These rules may be called the National Council for Teacher Education 

(Procedure for Recognition of certain categories of institutions) Rules , 
2006 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette 


2. 


Definitions - 


In these rules unless the context otherwise requires,- 
(a) " Act” means the National Council of Teacher Education Act, 1993 (73 of 

1993); 
(b ) " application form ” means the application form appended to these rules ; 
(c) "Certificate ” means a certificate specified in Appendix to these rules ; 
(d ) " section " means section of the Act; 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II S :c . 3 (1)] 


( e ) all other words and expressions used and not defined in these rules but 

defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to 
them in the Act. 


3. Applicability : 

These rules shall be applicable to all matters relating to validation of 
qualifications in teacher education obtained through certain institutions offering a 
course or training in teacher education referred to in section 18B and for holding 
examination for a course or training in teacher education which may be 
conducted by the applicant institution and who apply to the Regional Committee 
of the National Council for Teacher Education under sub - section (2 ) of section 18 


4. 


Submission of application and fee.-. 


( 1) Every application for recognition under section 18B shall be made in 

Form A . 


( 2 ) The form may be down loaded from the Council s Website 


www .ncte - in .org . 
(3) Every institution desirous of getting recognition under section 18B shall 

submit its application in duplicate along with the documents mentioned in 
the application form and accompanied by a non - refundable fee of thirty 
thousand rupees . 


(4 ) The fee shall be submitted by way of demand draft drawn on a 

Nationalised Bank or State Bank of India or a subsidiary thereto payable 
to the Member -Secretary of the National Council for Teacher Education , 
payable at a place where the office of RegionalCommittee is located. 


[ YTII - GU53 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 . Time limit. 

( 1) Every application referred to in rule 4 shall be submitted within 10 
days from the date of commencement of these rules for each course or training 
in teacher education alongwith a demand draft in respect of the application fee 
and another demand draft in respect of the fee and compensation , if any, 
payable under section 18F . 


(2 ) The demand drafts referred to in sub -rule (1) shall be in the name of 
Member- Secretary of the National Council for Teacher Education , drawn on a 
Nationalised Bank or State Bank of India or a subsidiary thereto, payable at the 
place where the Office of the Regional Committee is located. 


6 . Processing of applications. 

The Regional Office of the National Council for Teacher Education shall 
process the applications received by it under these rules in the following manner, 
namely 


(1) 


It shall be the responsibility of the institution , which has applied for 
recognition to submit the application complete in all respects to the 
Regional Committee concerned along with the documents and the 
fee . 


(2 ) 


The Regional Committee shall scrutinize every application received 
by it under these rules and the deficiencies , if any, shall be pointed 
out to the applicants within ten days from the date of receipt of 
application and the applicant shall rectify the defects within a period 
of ten days from the date of receipt of the communication under 
these rules. 


3390 GT 10G - 4 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II- SEC . 3(1)] 


(3) 


The National Council for Teacher Education shall constitute one or 
more Visiting Teams and depute them for inspection of the 


institutions under intimation to the applicant institutes . 


After the inspection , the Visiting Teams shall finalize their reports 
on the suitability of the institution for recognition clearly bringing out 
the facilities and infrastructure available with the applicant and 
forward the same to the Regional Committee immediately . 


(5 ) 


On receipt of the report of the Visiting Team , the Regional 
Committee shall consider the same and inform the applicant its 
decision for the purpose of validation of qualification and conduct of 
examination . 


7 . 


Validation of qualifications 


(1) The applicant institution whose qualifications in offering a course or 
training in teacher education have been validated by the Regional Committee 
shall issue a certificate to this effect to each student who has undergone the 
teacher training course from the date from which the validation of qualification 
has been so granted , on its own cost and shall also issue a public notice to this 
effect for the information of all concerned in two local news papers and one 
national daily prominently . 


. (2 ) The grant of recognition under these rules does not mean grant of 
recognition in any manner under section 14 or section 15 for running the teacher 
training institutions for future and the Institution would have to apply afresh under 
the relevant provisions of the Act for that purpose independently which would be 


--- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


-- 


- 


.. 


( 4711I - GUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


considered under the normal procedure and the rules and regulations made 
under the Act . 


8 . Certification of amount of fee and compensation , under section 18F 
to be credited to the fund of the Council. 


The applicant institution whose qualifications in teacher educations have 
been validated or given permission to hold the examinations as per section 18F , 
shallbe entitled to get the amount of fee deposited and compensation granted by 
the court, if any, certified from the concerned University or Affiliating body or 
Examining Body 


[F.NO. 26 – 36 /2006 -EE - 10 ] 

ANITA KAUL , Jt. Secy. 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3(1) ] 


FORMA 


Application for grant of recognition under section 18B 


{See rule 4 (1 )} 


National Council for Teacher Education 

Regional Committee 


Application under section 18 - B of 
Chapter IVA the National Council for Teacher Education 

Act, 1993 . 


1. 


Name and Address of the Institution 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. .. - - 


-- -- - - 


--- 


2 . 


Address for communication 


. 


. 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


. - . 


- . 


. . - - 


- - - 


- 


Phone No. (with STD Code ) 


Fax No . 


E - Vail 


6 . 


Date of establishment of the Institution : _ . 


[ 96111 - G 


3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 . 


Management 


7 .1 


Type of Management 


Yes No 


( a ) 


Government owned 


(b ) 


Aided 


(c) 


Unaided 


(d ) 


University Department 


7.2 


(e ) Any other category please 

specify _ 
Name and Designation of the authorized signatory with address of 
the managing organisation 


8 . 


Details of the Course 


8 .1 


Course 


Nameof the Course 


( ii) 


Duration 


(iii) 


Eligibility 


(iv ) 


Intake 


8 .2 


The academic session since when the 
Recognition applied for 


9 . 


Details of the University / Board / Affiliating / Examining body 


(i) 


Name of the Examining Body 


( ii ) 


Number and date of the initial order 
of affiliation ( an attested copy 


3390 GI/ OG -5 


18 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ Part II — SEC .3(1)] 


ofauthentic English Version be attached ) 

.. .--. 


- - . - 


- - -- - -- - 


- - 


( iii ) 


Year / academic session from which 
First Examination held . 


10 . 


Number and date of the Permission Order 


: 


of the State Government. 


11. 


Academic calendar ofthe academic session 


(a ) 


Number of Teaching days 


: 


(b ) 


Number of practice teaching days : 


(c ) 


Normal month of commencement 
and completion of session 


12 . 


Practice Teaching Schools 


(a ) 


Total Number of practicing teaching schools 
for attaching the trainees of the applicant institution 


13. 


Scheme of examination 


Υύς 


No 


DIE. 


(a ) 


External examination only 


(b ) 


Internal and external examinations 


(c) 


Internal examination only 


PM 


14 . 


Teaching Resources 


Yes No 


(a) l rincipal/Heaci of the Department is in position 


(b ) Number of teachers employed on full- time basis 


(c) Number of teachers employed on part-timebasis 


[ 


[ 971711 - C053(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(d ) Number of Guest lecturers engaged 


(e) Number of teachers with qualifications as per National 

Council for Teacher Education norms 
for the current year 2005 - 06 


15 . 


(i) Total fees charged per student per year since the affiliation is 
sought. 


(ii ) Number of student enrolled year wise since the affiliation is 
sought. 


16 . 


Academic session for which next examination is due. 


17 . 


Details of the application fee ( Attach separate sheet ) 


Amount 


_ _ ( in words ) 


DD No . 


--- 


Name of Bank 


18 . 


Details of the Amount for Penalty 
( Details ofFees is to be given in Appendix - III ) 


Amount 


( in words) 


DD .No. 


Name of the Bank 


-. 


-- 


.. 


. 


.. 


.... 


.------... 


... 


... 


. 


... 


. 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II - SEC . 3 (1)] 


19. 


List of Documents attached 


a . A certificate from the State Government with regard to approval 

to the institution as prescribed . (Appendix -1). 


A certificate from the University /Board /Affiliating/Examining 
body with regarding to affiliation and conduct of the 
examination as prescribed . (Appendix - II ). 


A certificate from the institution as prescribed alongwith 
Year-wise details of fee structure duly verified by the 
affiliating body . (Appendix - III) . 


Note : All the documents are to be signed by the Principal/Management. 


( Signature of the Head of the Institution / Principal) 


(Signature of the Manager / Secretary of the Society / Trust) 


( 4777 11 - T153(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Appendix -I 


Certificate 


(Certificate to be issued by the State Government concerned for the institution 
applying under section 18 B of the National Council for Teacher Education Act 
1993 ) 


This is to certify that: 


has 


(i) The State Government of 
issued the permission letter No . _ 


_ dated 


_ to the 
_ institution 


(name of the institution ) for conducting the 
the academic session 


course from 


(ii) The State Government of 

has never 
withdrawn the permission from the abovementioned institution during the 
academic sessions for which institution has sought validation for qualification 
obtained from the institution . 


( iv ) 


The institution has complied with all the rules and regulations prevalent 
from time to time. 
The State Government recommends institution for grant of recognition 
under Chapter IVA of the National council for Teacher Education Act 
1993 ) 


(Authorised Signatory of the State Government) 


3390 GZ|06- 6 


THEGAZEITE OF INDIA : EXTRAORDNARY 


(PART II - - Sec . 3(1)] 


Appendix -|| 


Certificate 


(Certificate to be issued by the University /Board /Affiliating /Examining Body 
concerned for the institution applying under section 18 B of the National Council 
for Teacher Education Act, 1993) 


This is to certify that : 


(1) The 
University /Board /Affiliating /Examining Body) 
No. 

dated 


(name of the 
has issued the affiliation letter 

to the 

_ (name of the 
course from the academic session 


institution ) for conducting the 


- 


(ii) The 

(name of the 
University /Board /Affiliating /Examining Body ) has been conducting the examinations 
annually for the above teacher training programme as per its rules and regulations . 


(ii) The 

_ {name of the 
University /Board /Affiliating/ Examining Body ) that has territorial jurisdiction over the 
institute has never withdrawn affiliation from the above mentioned institution during the 
academic session for which institution has sought validation of qualification obtained 
from the institution 
( iv ) The institution has complied with all the rules and regulations prevalent from time 
to time 
(V ) The following details from the year 1995 - 96 onwards are certified to be true 
Serial Academic ¡ Number of Number of Students appeared for Number of 
Number Session Students examination 

students 
enrolled 

passed 
(a ) appeared in (b ) yet to appear in i 
examination 

the exam 


- 


- 


... .- - . ----- - -- - 


- 


. . 


. 


. .. . . . 


--- 


- 


_ 


_ . 


(vi) The State Government recommends institution for grant of recognition under 
Chapter IV A of the National Council for Teacher Education Act, 1993 . 


(Authorised Signatory of the Affiliating body /University ) 


[ UPTII.-- GUC 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Appendix - 111 


Certificate 
(Certificate to be issued by the applicant institution applying under section 18 B of 
the National Council for Teacher Education Act) 


This is to certify that: 


(1) The 
institution ) has been conducting the 


(name of the 
course from the academic session 


( ii) The approval of the 

(name of the State 
Government ) has been obtained for the above mentioned course from the academic 
session 


(iii) The approval of the 

(name of the 
University /Board /Affiliating /Examining Body) has been obtained for the above mentioned 
course and examinations are being conducted from the academic session 


(iv ) The institution has complied with all the rules and regulations of State 
Government and University/ Board /Affiliating /Examining Body prevalent from time to 


time. 


(v) 


The following details from the year 1995 - 96 onwards are certified to be true 


Serial Academic 
number Session 


Number of 
Students 
enrolled 


Number of 
Students appeared 
for examination 


Number of 
students 


passed 


Total Fees 
Charged with 
details per 
students per 
year and total 


(vi) The institution has enclosed the Demand Drafts in favour of Member Secretary , 
NCTE towards Application Fee and Fees and Compensation , if any alongwith the 
application . 


(Authorised Signatory of the Institution ) 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


